संख्या 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


- 345 राँची , बुधवार , 


5 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

27 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

10 जून , 2022 


संख्या- 7 / स्था०-804 / 2016 का . 3586 - विभागीय अधिसूचना संख्या -2285 दिनांक- 08.04.2022 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मिथिलेश पाठक , अवर सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय , पलामू में अवर सचिव के पद पर 
किये गये पदस्थापन को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है । 

2 . 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


अनल प्रतीक मिंज , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 345 - 50 


